निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 अग्रहायण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1120 ) पटना , बुधवार , 29 नवम्बर 2017 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 
( छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय ) 


अधिसूचना 
17 नवम्बर 2017 


सं0 3 / वि . 4 - 35 / 2017 - 1211 — राज्य में खेल गतिविधियों का लक्ष्य निर्धारित कर उद्देश्यपरक बनाये जाने 
हेतु Short Term, Medium Term & Long Term योजना का कार्यान्वयन हेतु राज्य खेल नीति बनाये जाने के 
निमित परामर्श देने हेतु निम्नांकित सदस्यों वाली "टास्क फोर्स का गठन किया जाता है: 


निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण 


अध्यक्ष 


2. उप निदेशक, युवा कल्याण, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय 


- 


सदस्य 


सदस्य 


3. | सहायक निदेशक , युवा कल्याण / क्रीड़ा, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय 
4. श्री आकाश ठाकुर, बैडमिंटन खिलाड़ी ( सामान्य श्रेणी) 


सदस्य 


| श्रीमती नूतन कुमारी, वुशू खिलाड़ी (सामान्य श्रेणी ) 


सदस्य 


6 . | मो0 शम्स आलम शेख, तैराकी खिलाड़ी (दिव्यांग श्रेणी ) 


सदस्य 


7. | मो0 आजम खान, टेबुल टेनिस खिलाड़ी (मूक बधिर श्रेणी ) 


सदस्य 


सदस्य 


8. सुश्री मधु कुमारी, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी 
9. | श्री कुमार विजय, सचिव, बिहार राज्य कबड्डी संघ 


सदस्य 


10. | श्री अजय कुमार, सचिव , बिहार ताईक्वाण्डो संघ 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 29 नवम्बर 2017 
11. श्री एस. एस. राय, कार्यपालक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, भारतीय खेल प्राधिकरण 

विशेष आमंत्रित 

विशेषज्ञ सदस्य 
12. | श्री अरूण केशरी, पूर्व तकनीकी निदेशक , एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया 

विशेष आमंत्रित 

विशेष सदस्य 
13. | श्री जय प्रकाश सिंह , एशियाड डेकाथलान खिलाड़ी, सेवा निवृत Dy . C . C . M . विशेष आमंत्रित 
East Central Railwa, Hajipur. 

विशेषज्ञ सदस्य 
14. | श्री राजेश चौधरी, अर्जन पुरस्कार विजेता, अंतर्राष्ट्रीय नौकायान खिलाड़ी 

विशेष आमंत्रित 

विशेषज्ञ सदस्य 
15 . | श्री अजय कुमार, एन. आई. एस . वॉलीबॉल प्रशिक्षक , केन्द्र प्रभारी, साई , किशनगंज विशेष आमंत्रित 

विशेषज्ञ सदस्य 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आनन्द कुमार , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1120 -571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


